रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33002/99 


REGISTEREDYNO . - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


VS . 


दिल्ली : राजपन 


सत्यमेव जयते 


elhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 103] 
No. 103 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 14 , 2012/ ज्येष्ठ 24 , 1934 
DELHI, THURSDAY, JUNE 14 , 2012/JYAISTHA 24, 1934 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 62 

[ N. C. T. D . No. 62 


- - - 


- - - 


AMMAR 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- APP . . n . . 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 14 जून, 2012 
फा . सं. 01( 31) / 2011 - एसबी / आरआर /632 - 638.---- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर , 1968 की अधि 
सचना सं . फा . 24 / 78/ 68-- डीएच ( एस ) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् : 
(i ) इसके साथ संलग्न अनुसूची में गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ( i ) प्रोफेसर 

( तकनीकी/ गैर - तकनीकी ) (ii) एसोसिएट प्रोफेसर ( तकनीकी/ गैर - तकनीकी ) तथा (iii ) सहायक प्रोफेसर ( तकनीकी/ गैर - तकनीकी ) 

के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित नियम बनाते हैं , . 
(ii) गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनां 

जीनियरिंग कॉलेज . राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 25 - 6 - 2010 की अधिसूचना 
सं. फा. 1 ( 131 )/ जीबीपीईसी/2010/1030 के अनुसार अधिसूचित ( i ) प्रोफेसर ( तकनीकी/ गैर - तकनीकी ) (ii ) सहायक प्रोफेसर 
( तकनीकी/ गैर - तकनीकी ) तथा ( iii ) व्याख्याता ( तकनीकी / गैर -- तकनीकी ) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं । . . 

अनुसूची 
पदों की संख्या बर्गीकरण 

वेतनमान 

क्या चयन पद सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के 

अथवा गैर चयन पद है लिए आयु सीमा 
( ( 2 ) 

( 4 ) ( 5 ) . . 

( 6 ) 
( i ) प्रोफेसर * 07 ( 2012 ) सामान्य केन्द्रीय 37, 400 - 67,000 रुपये लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं 
( तकनीकी/ गैर - * इसमें परिवर्तन सेवा समूह क तथा एजीपी 10,000 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार 
तकनीकी ) . कार्यभार पर निर्भर । राजपत्रित 

रुपये ( 43, 000 रुपये 

सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्षतक शिथिलनीय ) 
अलिपिकीय के स्तर पर निश्चित 

टीप : आयु - सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही 
होगी ) 

होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त 
करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , 
जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल 
प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब 
डिवीजन व अंडमान निकोबार दोप समूह व लक्षदीप के - . . 

उम्मीदवारों के लिएनिर्धारित अंतिम तारीख नहीं है । 
2124 DG/ 2012 


पदनाम 


- 


O 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- नाजानT 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों परीवीक्षा की अवधि , यदि 
के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता कोई हो 
एवं आयु - सीमा पदोन्नति वाले । 
उम्मीदवारों पर भी लागू होगी 

( 8 ) 
लागू नहीं 

एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों 
के लिये 


( 9 ) 


amay 


+ TTA 


67 ) 
अनिवार्य ( तकनीकी पदों के लिये ) 
सुसंगत शाखा में बी .ई./ बी.टैक तथा एम.ई. एम. टैके प्रथम श्रेणी सहित अथवा 
समकक्ष अथवा चाहे बी .ई./ बी. टैक तथा एम.ई./ एम. टैक तथा पीएचडी अथवा 
समुचित शाखा में समकक्ष । 
पीएचडी उपरान्त प्रकाशन तथा पीएचडी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना 
अत्यन्त वांछनीय है । 
अनुभव : 
अध्यापन/ अनुसंधान/ उद्योग का न्यूनतम 10 वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से 
कम पांच वर्ष का अनुभव एसोसिणूट प्रोफेसर स्तर का होना चाहिए । 

अथवा 
अध्यापन तथा/ अथवा अनुसंधान तथा अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षीय 
अनुभव । 
अनुसंधान अनुभव अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तकें अनुसंधान दस्तावेज 
प्रकाशनों/ आईपीआर/ पेटेंट रिकार्ड के मामले में अपेक्षित होगा जैसा कि चयन 
समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाये । 
यदि उद्योग में अनुभव विचारणीय है, तो एसोसिएट प्रोफसर के समकक्ष प्रबंधकीय 
स्तर का होगा, डिवाइजिंग/डिजाइनिंग , योजना, कार्यकारी. विशलेषण . नवाचार. 
प्रशिक्षण , तकनीकी पुस्तकें अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशन/ आईपीआर/ पेटेंट इत्यादि 
में सक्रिय भागीदारी रिकार्ड सहित, चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा जैसा 
उचित समझा जाए । 
टीप 1 : किसी विशेष इंजीनियरिंग विधा/ शाखा में विशिष्टता संबंधी सटीक 
अपेक्षाएं प्रत्येक भर्ती के समय उल्लेख की जायेंगी । 
टीप 2 : यदि वर्ग/ श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत 
प्रथम वर्ग/ श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा । यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की 
जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा । 
ग्रेड प्वाइंट 

अंकों का प्रतिशत 
6.25 
6, 75 
7. 25 
7.75 

8.25 
टीप 3 : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होगी । 
टीप 4 : पीएचडी के लिये समतुल्यता पांच अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लेखों 
के प्रकाशन पर आधारित है । प्रत्येक पत्रिका के लेख का लाभ इन्टेक्श 2. 0 
से कम नहीं होगा जबकि व्यक्ति इसमें मुख्य लेखक रहा हो तथा सभी पांच 
प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता क्षेत्र से हों । 
टीप 5 : सहायक प्रोफेसर प्रत्याशी के लिये सहायक प्रोफेसर स्तर का अनुभव 
एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के अनुभव के समकमाविन्दारपोय होगा । बशर्ते कि 
प्रत्याशी सहायक प्रोफेसर ने संबंधित विधा में मीरा चाडौं डिभी हासिल कर ली है 
या की हुई थी । 


. 


65 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


wwwmananaanaanaManunawmernama 


टीप 6 : डिप्लोमा संस्थानों से अनुभव उपयुक्त स्तर पर डिग्री स्तरीय संस्थानों 
के अनुभव के समकक्ष भी माना जाता है तथा यथा लागू तथापि उक्त योग्यताएं 
अनिवार्य होंगी । 
टीप 7 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में , लिखित कारणों से , योग्यताएं 
संघ लोक सेवा आओग के विवेक पर शिथिलनीय है । 
टीप 8 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत 
से अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में 
मिलने की संभावना नहीं है , तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेक पर शिथिलनीय है । 
अनिवार्य : ( गैर - तकनीकी पदों के लिये ) 
( क ) ( i) सम्बद्ध/ सहबद्ध/ प्रासंगिक विषय में पीएचडी योग्यताओं सहित कोई 
प्रतिष्ठित शोधकर्ता तथा उच्चतर का प्रकाशित कार्य , पुस्तकें तथा / अथवा शोध ! 
नीतिगत लेखों के रूप में कम से कम 10 प्रकाशनों सहित प्रकाशित कार्य के 
प्रमाण सहित, शोध में सक्रियता के साथ कार्यरत । 
( ii ) किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का न्यूनतम 10 वर्षीय 

अनुभव, तथा/ अथवा विश्वविद्यालय , राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/उद्योगों में शोध 
: का अनुभव , जिसमें डाक्टरेल स्तर पर शोध के लिए प्रत्याशियों को मार्गदर्शन 

का अनुभव । 
( iii ) शैक्षिक अभिनव , पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों के अभिकल्पना में योगदान , 
प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में योगदान । 
( iv ) विश्वविद्यालय अनदान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य प्रदर्शन आधारित 
मूल्यांकन प्रणाली ( पीबीएएस ) पर आधारित शैक्षिक कार्य प्रदर्शन संकेतक 
( एपीआई ) में यथा निर्धारित न्यूनतम स्कोर । 

अथवा 
( ख ) सम्बद्ध क्षेत्र में सुस्थापित प्रतिष्ठित कोई श्रेष्ठ व्यवसायी जिसने 
सम्बद्ध/ सहबद्ध/ प्रासंगिक विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया है जिसकी 
पुष्टि साक्ष्यों से हो । 
टीप 1 : विशेषज्ञता सहित मानविकी/विज्ञान के किसी विशेष विषय/ क्षेत्र की .. 
उचित अपेक्षा प्रत्येक भर्ती के समय उल्लिखित की जाएगी । 
टीप 2 : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीचडी होगी । 
टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में , लिखित कारणों से , 
योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है । 
टीप 4 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत 
से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में 
मिलने की संभावना नहीं है , तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेक पर शिथिलनीय है । 


भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न 
पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का 
प्रतिशत 


यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा 
भर्ती होनी हो तो ग्रेट जिनसे पदोन्नति 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है 


( 10 ) 


( 11 ) 
लागू नहीं 


सीधी भर्ती द्वारा . 


. 


: DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


(13 ) 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति 

वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा 
हो तो इसकी संरचना क्या है ? 

आयोग का परामर्श लिया जाना है । 
( 12 ) 
क वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति ( स्थायीकरण पर विचार करने हेतु ) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है । 
1. मुख्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव/विभाग में संबंधित सचिव 
3. संबंधित विभागाध्यक्ष , सब तक वह राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो 

- सदस्य 


- 


- 


- 


.. ( 2 ) 


( 5 ) 


लागू नहीं 


( 3 ) 

( 4 ) 
( ii ) एसोसिएट * 13 ( 2012 ) सामान्य केन्द्रीय 37400 -67000 रुपये 
प्रोफेसर * इसमें परिवर्तन सेवा समूह क 9000 रुपये 
( तकनीकी/ गैर - कार्यभार पार राजपत्रित एजीपी सहित 
तकनीकी ) . निर्भर । अलिपिकीय . 


( 6 ) 
50 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों 
के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्षतक 
शिथिलनीय ) 
टीप : आयु- सीमा निर्धारित करने के लिए 
मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे 
उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की 
अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड , 
त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की 
लद्दाख सब डिवीजन , हिमाचल प्रदेश का लाहौल 
व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब 
डिवीजन व . अंडमान निकोबार दीप समूह व 
लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिएनिर्धारित अंतिम 
तारीख नहीं है । 


लागू नहीं 


( 9 ) .. 
एक वर्ष, सीधी भती वालों के 
लिये । 


अनिवार्य ( तकनीकी पदों के लिये ) 
सुसंगत शाखा में बी.ई./ बी.टैक तथा एम.ई./एम. टैक प्रथम श्रेणी सहित अथवा 
समकक्ष अथवा चाहे बी .ई./ बी . टैक तथा एम.ई./ एम. टैक तथा पीएचडी अथवा 
समचित शाखा में समकक्ष । 
पीएचडी उपरान्त प्रकाशन तथा पीएचडी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना 
अत्यन्त वांछनीय है । 
अनुभव : 
अध्यापन/ अनुसंधान/उद्योग का न्यूनतम 5 वर्षीय अनभव जिसमें से कम से कम 
2 वर्ष का पीएचडी उपरान्त अनुभव वांछनीय है । 
टीप 1 : विशेषज्ञता सहित इंजीनियरिंग विधा/ शाखा की उचित अपेक्षा प्रत्येक 
भर्ती के समय उल्लिखित की जायेंगी । 
टीप 2 : यदि वर्ग/ श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत 
प्रथम वर्ग/ श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा । यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की 
जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा । 
ग्रेड प्वाइंट 

अंकों का प्रतिशत 
6 .25 
6. 75 . . . 


7.25 


7.75 

8.25 
टीप 3 : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचटी होगी । 


- 


- 


- 


- 


- 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


T 


" 


टीप 4 : पीएचडी के लिये समतल्यता पांच अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लेखों 
के प्रकाशन पर आधारित है । प्रत्येक पत्रिका के लेख का लाभ इन्टेक्श 2.0 
से कम नहीं होगा जबकि व्यक्ति इसमें मुख्य लेखक रहा हो तथा सभी पांच 
प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता क्षेत्र से हों । 
. टीप 5 : डिप्लोमा संस्थानों से अनुभव उपयुक्त स्तर पर डिग्री स्तरीय संस्थाओं 

के अनुभव के समकक्ष भी माना जाता है तथा यथा लागू तथापि उक्त योग्यताएं 
अनिवार्य होंगी । 
टीप 6 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में , लिखित कारणों से 
योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं । 
टीप 7 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत 
से अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में 
मिलने की संभावना नहीं है , तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेक पर शिथिलनीय हैं । 
अनिवार्य :: ( गैर तकनीकी पदों के लिये ) 
( i ) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड सहित संबंधित / सम्बद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएचडी 
डिग्री । 
( ii ) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक सहित मास्टर डिग्री ( या जहां ग्रेडिंग प्रणाली है 
प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड ) 
( iii ) किसी शैक्षिक/ शोध पद पर अध्यापन तथा/ अथवा शोध का आठ वर्ष का 
न्यूनतम अनुभव , यह किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय या ख्याति प्राप्त शोध 
संस्थान में सहायक प्राध्यापक के पद के समकक्ष हो , प्रकाशित कार्य के साक्ष्य 
सहित पीएचडी शोध की अवधि तथा पुस्तकें तथा/ अथवा शोध नीति पत्र के 
रूप में न्यूनतम पांच प्रकाशनों सहित । 
(iv ) शैक्षिक अभिनव , पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों के अभिकल्पन में योगदान , 
प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में योगदान । डाक्टरेल प्रत्याशियों 
तथा अनुसंधानकर्ताविद्यार्थियों को मार्गदर्शन के साक्ष्य सहित । 
( v ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य प्रदर्शन आधारित 
मूल्यांकन प्रणाली ( पीबीएएस ) पर आधारित शैक्षिक कार्य प्रदर्शन संकेतक 
( एपीआई ) में यथा निर्धारित न्यूनतम स्कोर । । 
टीप 1 : विज्ञान /मानविकी के किसी विषय/ क्षेत्र की उचित अपेक्षा प्रत्येक भर्ती 
के समय उल्लिखित की जाएगी । 
टीप 2 : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होगी । 
टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में , लिखित कारणों से , 
योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं । 
टीप 4 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत 
से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में 
मिलने की संभावना नहीं है , तो अनुभव संबंधी योग्यलाएं संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेक पर शिथिलनीय हैं । 


। 


( 10 ) 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं 


2124 ) Gi) 12 - 2 


DELHI GAZETTE · EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


( 13 ) 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है । 


( 12 ) 
क वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 
( स्थायीकरण पर विचार करने हेतु ) 
1. मुख्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार .... अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव /विभाग में संबंधित सचिव 
3 . संबंधित विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो 

---- सदस्य 


( 5 ) 
लागू नहीं 


( 1 ) 
(iii ) सहायक 
प्रोफेसर 
( तकनीकी/ गैर 
तकनीकी.).. 


( 2 ) 

( 3 ) 
* 40 ( 2012 ) सामान्य केन्द्रीय 15600 -39100 रुपये 
* इसमें परिवर्तन सेवा समूह क तथा 6000 रुपये 
कार्यभार पर राजपत्रित एजीपी सहित 
निर्भर अलिपिकीय 


35 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों 
के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक 
शिथिलनीय ) 
टीप : आयु - सीमा निर्धारित करने के लिए 
मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे 
उम्मीदवारों के आवेदन - पत्र प्राप्त करने की 
अंतिम तिथि होगी , लेकिन यह असम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड , 
त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की 
लद्दाख सब डिवीजन , हिमाचल प्रदेश का लाहौल 
व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब 
डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व 
लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिएनिर्धारित अंतिम 
तारीख नहीं है । 


.. . ... 


.. 


( 7 ) 


( 9 ) 


( 8 ) 
लागू नहीं 


एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों । 
. . के लिये 


अनिवार्य ( तकनीकी पदों के लिये ) 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समुचित शाखा में बी.ई./ बी. टैक 
तथा एम .ई./ एम . टैक में किसी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ! 
टीप 1 : किसी विशेष इंजीनियरिंग विधा/ शाखा में विशिष्टता संबंधी सटीक 
अपेक्षाएं प्रत्येक भर्ती के समय उल्लेख की जाएंगी । 
टीप 2 : यदि वर्ग/ श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत 
प्रथम वर्ग/ श्रेणी के समकक्ष माना जाएगा । यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की 
जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जाएगा । 
ग्रेड प्वाइंट 

. अंकों का प्रतिशत 


6. 25 
6. 75 


70 


7.25 
7.75 

8. 25 
टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेक पर लिखित रिकार्ड के पश्चात शिथिलनीय हैं । 
अनिवार्य : ( गैर तकनीकी ) 
( i) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा परिभाषित अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के 
साथ मास्टर स्तर पर किसी भारतीय विवविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 


PART IV] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


-- 


- - - -- .. .. .. .....---..---- - - ----- 


( 7 ) 
55 प्रतिशत अंक ( या जहां ग्रेडिंग प्रणाली है प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड ) 
सहित मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री । 
(ii ) यूजीसी , सीएसआईआर द्वारा गठित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी द्वारा 
मान्यताप्राप्त समान परीक्षाएं जैसे एसएलईटी/एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण की हों । 
( iii ) उक्त ( i) तथा ( ii ) में उल्लिखित के रहते हुए भी ऐसा प्रत्याशी जिसे 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( पीएचडी डिग्री अवार्ड हेतु न्यूनतम मानदंड 
एवं प्रक्रिया ) विनियम , 2009 के अनुसार पीएचडी है या यह डिग्री प्रदान की 
गई है उन्हें विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों/ संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष 
पदों पर भर्ती और नियुक्ति हेतु एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की न्यूनतम पात्रता 
शर्त की आवश्यकता से छूट होगी । 
(iv ) एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उन विधाओं के मास्टर डिग्री कार्यक्रम के 
लिये भी अपेक्षित नहीं होगी जिनके लिये एनईटी /एसएलईटी /एसईटी परीक्षा नहीं 
ली जाती । 
टीप 1 : पीएचडी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होगी । 
टीप 2 : विज्ञान/ मानविकी के विषय/विधा में सटीक अपेक्षाएं प्रत्येक भर्ती के 
समय उल्लेख की जाएंगी । 
टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में , योग्यताएं संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेक पर लिखित रिकार्ड के पश्चात शिथिलनीय है । 


( 10 ) 
सीधी भर्ती द्वारा 


( 11 ) 
लागू नहीं 


(12 ) 

(13 ) 
क वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है । 
( स्थायीकरण पर विचार करने हेतु ) 
1 . मुख्य सचिव , दिल्ली सरकार 

- अध्यक्ष 
2. विभाग में प्रधान सचिव / संबंधित सचिव 

— सदस्य 
3. विभागाध्यक्ष , तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो 

- सदस्य 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिले के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

एस. एन . झा , निदेशक ( टीटीई ) 
DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION 

NOTIFICATION 

Delhi, the 14th June, 2012 
No. F . 1( 31 )/2011- SB /RR /632-638 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution read with the Government of India , Ministry of Home Affairs, Notification No . 24 /78/68 -DH (S ) dated 
24th September, 1968, the Lt. Governor to National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public 
Services Commission is pleased to : 

(a ) make the rules in thc Schedule hercio annexed regarding themethod of recruitment ärid qualifications 

necessary for appointment to the post of (i) Professor ( Technical/ Non- Technical), ( ii ) Associatc 
Pruicssor ( Technical/Núñi- Tecmical) and ( iii ) Assistant Professor ( Technical/Non - Technical) in Govind 

Ballabh PantEngineering College, Government ofNational Capital Territory of Delhi, Delhi. 
(b ) to cancel recruitment rules for the posts of (i) Professor ( Technical/Non - Technical), ( ii) Assistant 

Professor ( Technical/Non - Technical) and ( iii) Lecturer ( Technical/Non - Technical) in Govind Ballabh 
Pant Engineering College, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi notified vide 
Notification No . F. 1 (131)/ GBPEC/ 2010/ 1030 dated 25 - 6- 2010 . 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


WEL 


Nameofthe 

Post 


No.of Past 


Classification 


|Agelimitfordirectrecruits 


PayBand& 

Grade Pay/PayScale 


1Whether 

Selectionor non-selection 

post 


Educational&otherqualificationrequiredfor 

directrecruits 


077* 


5 
NA. 


Notexceeding50years 


Essential:(ForTechnical) 


Professor (Technical 

/Non- 
Technical) 


*(2012) Subject 


General|Rs.37,400 Central67,000with Service,AGPofRs. Group"A",|10,000/ Gazetted, (shallbe 

Nonfixedata Ministerialstagenot 

belowRs. 43,000/-) 


variation depende 

nton workloa 


(RelaxableforGovernment 

B.E./B.Tech.andME/MTechinrelevantbranchwithFirst Servantsupto5yearsinClassorequivalenteitherinBE/BTechorME./MTechand accordancewiththe 

PhD,orequivalentinappropriatediscipline. instructionsorordersissued bytheCentralGovernment).| 

PostPh.D.publicationsandguidingPhDStudentishighly 

desirable. Note:Thecrucialdatefor determiningtheage-limit|Experience: shallbetheclosingdateforMinimumof10yearsteaching/research/inclusiriai receiptofapplicationsfromexperienceoutofwhichatleast5yearsshouldbeatthe candidatesinIndia(andnotlevelofAssociateProfessor. theclosingdateprescribed forthoseinAssam, 

OR Meghalaya,Arunachal Pradesh,Mizoram,Manipur, 

Minimumof13yearsexperienceinteachingand/or Nagaland,Tripura,Sikkim, 

Researchand/orIndustry. LadakhDivisionofJammu 
andKashmirState,Lahut 

incaseofresearchexperience,goodacademicrecordand andSpitiDistrictandPangibooks/researchpaperpublications/IPRIPatentsrecord Sub-DivisionofChamba 

shallberequiredasdeemedfitbytheexpertmembersof DistrictofHimachal|theSelectioncommittee. Pradesh,Andaman& NicobarIslands or 

Iftheexperienceinindustryisconsidered,thesameshall 
Lakshdweep) 

beatmanageriallevelequivalenttoAssociateProfessor 
withactiveparticipationrecordindevising/designing, Lplanning,executing,analyzing,qualitycontrol,innovating, 


DELHI GAZETTE STRAORDINARY 


d. 


11livel 


training,technicalbooks/researchpaperpublications/IPR/ 
patents,etc.asdeemedfitbytheexpertmembersofthe selectioncommittee. 


PART IV 


2124DG )12 m3 


Note1:-Theexactrequirementofaparticularengineering 
discipline/branchwithspecializationwillbeindicatedatthe timeofeachrecruitment. Note2:-IfaClassidivisionisnotawarded,minimumof60% marksinaggregateshallbeconsideredequivalenttofirst 
class/division.IfaGradePointsystemisadoptedthe 
CGPAwillbeconvertedintoequivalentmarksasbelow: 


GradePoint|Percentage 

ofmarks 6.25 

55% 6.75 

60% 
7.25 

65% 

70% 8.25 

75% 


7.75 


Note3:-PhDshallbefromarecognizedUniversity. 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 


Note4;-EquivalenceforPhDisbasedonpublicationof5 
InternationalJournalpapers,eachjournalhavinga cumulativeimpactindexofnotlessthan2.0,with 
incumbentasthemainauthorandall5publicationsbeing intheauthors areaofspecialization. 


Note5:-foranincumbentAssistantProfessor,experience atthelevelofAssistantProfessorwillbeconsidered equivalenttoexperienceatthelevelofAssociate Professor,providedtheincumbentAssistantProfessorhas acquiredoracquiresPh.Ddegreeintherelevantdiscipline. 


Note6:ExperienceatDiplomaInstitutionisalsoconsidered equivalenttoexperienceisdegreelevelinstitutionsat 
appropriatelevelandasapplicable.Howeverqualifications asaboveshallbemandatory. 


. 


www 


Note-7:Qualificationsarerelaxableatthediscretionofthe 
UPSCforreasonstoberecordedinwriting,incaseof candidatesotherwisewellqualified. 


- 


Note-8:TheQualification(s)regardingexperiencesarc relaxableatthediscretionoftheUPSCforreasonsico! recordedinwritingincaseofcandidatesbelongingKi ScheduledCastesorScheduledTribesifatanystage.. theselectiontheUPSCisoftheopinionthatsuficien numberofcandidatesfromthesecommunitiespossessing therequisiteexperiencearenotlikelytobeavailabletofill upthevacanciesreservedforthem. 


LM 


Essential:(ForNon-Technical) 


A.(1).AnerninentscholarwithPh.D.qualification(s)inthe concerned/allied/relevantdisciplineandpublishedworkof highquality,activelyengagedinresearchwithevidenceof publishedworkwithaminimumof10publicationsasbucks and/orresearch/policypapers, 


: 


: 


JANUAL 


(ii).Aminimumoftenyearsofteachingexperience: university/college,andlorexperienceinresearchan UniversityNationallevelInstitutions/Industries,inos experienceofguidingcandidatesforresearchatdovel! level. 


ili wa 


. 


. 


. 


(iii).Contributiontoeducationalinnovation,designofnovi curriculaandcourses,andtechnology-mediatedteaching 
learningprocess. 


. 


.. TRADNARY 


(iv).AminimumscoreasstipulatedintheAcademia PerformanceIndicator(API)basedPerformanceBased AppraisalSystem(PBAS),setoutbytheUGC. 


OR 


---- 


B:Anoutstandingprofessional,withestablishedreputation intherelevantfield,whohasmadesignificantcontributions totheknowledgeintheconcerned/allied/relevantdiscipine, 
tobesubstantiatedbycredentials. 


Note1:Theexactrequirementofaparticular subject/disciplineofHumanities/Scienceswith specializationwillbeindicatedatthetimeofeach recruitment. 


Note2:-Ph.D. shallbefromarecognizedUniversity. 


www 


Note3:Qualificationsarerelaxableatthediscretionofthe UPSC,forreasonstoberecordedinwriting,inthecaseof candidatesotherwisewellqualified. 


PARI IV 


ht 


Note4:Thequalification(s)regardingexperienceis/are relaxableatthediscretionoftheUPSC,forreasonstobe recordedinwritinginthecaseofcandidatesbelongingto ScheduledCastesorScheduledTribesifatanystageof selectiontheUPSCisoftheopinionthatsufficientnuinber ofcandidatesfromthesecommunitiespossessingthe requisiteexperiencearenotlikelytobeavailabletofillup thevacanciesreservedforthem. 


SA 


IfaDPCexistswhatisits composition 


Incaseofrecruitmentby 

promotion/ deputation/absorptionGrade 

fromwhichpromotion/ deputation/absorptiontobe 

made 


Circumstancesinwhich UPSCtobeconsultedin makingrecruitment 


Whetherage.PeriodofMethodofrecruitmentwhetherby &educationalProbation,idirectrecruitmentorbypromotionor qualifications ifanybydeputation/absorption&%ofthe prescribedfor 

vacanciestobefilledbyvarious directrecruits 

method willapplyin thecaseof 
Promotees 


PARPARA 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


11 


10 ByDirectRecruitment 


NA 


N.A.. 


NA 


1Year 

for Direct Recruits. 


12 Group-ADPC (forconfirmation):-. 1.ChiefSecretary,Govt.of 
NCTofDelhi-Chairman 


13 ConsultationwithUPSC necessary 


2.PrincipalSecretary/ Secretaryconcernedinthe Department-Member 


3.HeadofDepartment concernedunlessHe/Sheis ex-OfficioSecretary,Govt. ofNCTofDelhi-Member 


2 


. 


5 NA 


1| 

General Associate 

Central Professor*(2012)|Service, (TechnicalSubjecttoGroup"A", 

Nonvariation|Gazetted, Technical)dependenNon 

tonMinisterial workload. 


Rs.37400 
67000with AGPof Rs.9000/ 


UN 


Notexceeding50yearsEssential:(ForTechnical) 

B.E./B.Tech.andME/MTechinrelevantbranchwith (RelaxableforGovernment FirstClassorequivalenteitherinBE/BTechorME./ Servantsupto5yearsin M.TechandPhDorequivalentinappropriate accordancewiththe 

discipline instructionsorordersissued bytheCentralGovernment). 

PostPh.D.publicationsandguidingPhDStuclentis Note:Thecrucialdatefor 

forhighlydesirable. determiningtheage-limit shallbetheclosingdateforExperience: receiptofapplicationsfrom candidatesinIndia(andnotMinimumof05yearsexperienceinteaching/ theclosingdateprescribedresearch/industryofwhich2yearspostPhD forthoseinAssam, 

experienceisdesirable. Meghalaya,Arunachal Pradesh,Mizoram,Manipur, 

Note1:-Theexactrequirementofaparticular Nagaland,Tripura,Sikkim, LadakhDivisionofJammu 

engineeringdiscipline/branchwithspecializationwill andKashmirState,Lahul 

beindicatedatthetimeofeachrecruitment. andSpitiDistrictandPangi Sub-DivisionofChamba 

Note2:-IfaClassdivisionisnotawarded,minimum DistrictofHimachalof60%marksinaggregateshallbeconsidered Pradesh,Andamanandequivalenttofirstclass/division.ifaGradePoint NicobarislandsorsystemisadoptedtheCGPAwillbeconvertedinto Lakshdweep.) 

equivalentmarksasbelow: 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


--- 


- 


G 


PART IV ] 


२१२५०G /12 - 4 


Grade Point 6.25 6.75 


VAA 


Equivalent 
Percentage. 

55% 60% 65% 70% 75% 


7.25 


7.75 8.25 


Note3:-PhDshallbefromarecognizedUniversity. 


Note4:-EquivalenceforPhDisbasedonpublication 
of5InternationalJournalpapers,eachjournalhaving 
acumulativeimpactindexofnotlessthan2.0,with 
incumbentasthemainauthorandall5publications 
beingintheauthors areaofspecialization. 


W 


Note5:ExperienceatDiplomaInstitutionisalso 
consideredequivalenttoexperienceisdegreelevel 
institutionsatappropriatelevelandasapplicable. 
Howeverqualificationsasaboveshallbemandatory. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


A 


Muut 


NNARANY 


Note-6Qualificationsarerelaxableatthediscretionof 
theUPSCforreasonstoberecordedinwriting,inthe caseofcandidatesotherwisewellqualified. 


H 


AAVALT 


Note-7;TheQualification(s)regardingexperience 
is/arerelaxableatthediscretionoftheUPSCfor reasonstoberecordedinwritingincaseofcandidates belongingtoScheduleCastesorScheduleTribes,if atanystageoftheselectiontheUPSCisofthe opinionthatsufficientnumberofcandidatesfrom 
thesecommunitiespossessingtherequisite experiencearenotlikelytobeavailabletofillupthe vacanciesreservedforthem. 


Essential:(ForNon-Technical) 


( 
i 
) 
. 
Good 
Academic 
record 
with 
a 
Ph 
. 
D 
Degree 
in 
the 
la 


concerned/allied/relevantdisciplines. 


(ii).AMaster sDegreewithatleast55%marks(oran equivalentgradeinapointscalewherevergrading, systemisfollowed). 


(iii).AminimumofEightyearsofexperienceof teachingand/orresearchinanacademic/research positionequivalenttothatofAssistantProfessorina University,CollegeorAccreditedResearch Institution/IndustryexcludingtheperiodofPh.D researchwithevidenceofpublishedworkanda minimumof5publicationsasbooksand/or research/policypapers. 


NENNHALA 


(iv).Contributiontoeducationalinnovation,designof newcurriculaandcourses,andtechnology-mediated teachinglearningprocesswithevidenceofhaving guideddoctoralcandidatesandresearchstudents. 


(v).AminimumscoreasstipulatedintheAcademic PerformanceIndicator(API)basedPerformance BasedAppraisalSystem(PBAS),setoutbytheUGC: 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Note1:-Theexactrequirementofthesubject 

disciplineofScience/Humanities,willbeindicatedat thetimeofeachrecruitment. 


Note:2.Ph.DshallbefromarecognizedUniversity. 


+7 


Note3:Qualificationsarerelaxableatthediscretionofthe UPSC,forreasonstoberecordedinwriting,inthecaseof candidatesotherwisewellqualified. 


Note4:Thequalification(s)regardingexperienceis/are relaxableatthediscretionoftheUPSC,forreasonstobe recordedinwritinginthecaseofcandidatesbelongngto ScheduledCastesorScheduledTribesifatanystageof selectiontheUPSCisoftheopinionthatsufficientnumber ofcandidatesfromthesecommunitiespossessingthe requisiteexperiencearenotlikelytobeavailabletofillup thevacanciesreservedforthem. 


(PART IV 


w 


wwvv.. 


-Wip 


.. 


.. 


. 


-. 


.- 


. 


II 


8 


11 


10 ByDirectRecruitment 


PART IV ] 


N.A.. 


N.A. 


9 1Year 

for Direct Recruits. 


13 ConsultationwithUPSC 
necessary. 


2194 PG |12 - 5 


12 Group-ADPC (forconfirmation); 
1.ChiefSecretary,Govt.of 
NCTofDelhi-Chairman 


2.PrincipalSecretary Secretaryconcernedinthe Department-Member 


3.HeadofDepartment concernedunlessHe/Sheis 
ex-OfficioSecretary,Govt. 
ofNCTofDelhi-Member 


4 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


40* 


N.A. 


Notexceeding35years 


Essential;(ForTechnical) 


(III) Assistant Professor (Technical/ 

Non Technical) 


*(2012) Subject 

to variation depende 

nton workload. 


GeneralRs.15600 Central|39100with Service,AGPof Group"A",Rs.6000/ Gazetted, 

Non Ministerial 


(RelaxableforGovernment Servantsupto05yearsin accordancewiththe instructionsorordersissued bytheCentralGovernment.) 


B.E,/B.TechandMEMTechinrelevantbranchwithFirst ClassorequivalenteitherinBE/BTechorME/M.Tech fromarecognizedUniversity. 
Note1:-Theexactrequirementofaparticularengineering discipline/branchwithspecializationwillbeindicatedatthe timeofeachrecruitment. 


Note:Thecrucialdatefor determiningtheage-limit shallbetheclosingdatefor receiptofapplicationsfrom 
candidatesinIndia(andnot theclosingdateprescribed forthoseinAssam, Meghalaya,Arunachal 
Pradesh,Mizoram,Manipur, Nagaland,Tripura,Sikkim, LadakhDivisionofJammu andKashmirState,Lahui 


Note2:-IfaClass/divisionisnotawarded,minimumof60% marksinaggregateshallbeconsideredequivalenttofirst class/division.IfaGradePointsystemisadoptedthe CGPAwillbeconvertedintoequivalentmarksasbelow: 

Grade Equivalent 
PointPercentage. 6.25 

55% 6.75 

60% 7.25 

65% 7.75 

70% 75% 


8 
. 
25 


M 


... 


andSpitiDistrrictandPangiNote-3:Qualificationsarerelaxableatthediscretionofthe Sub-DivisionofChamba|UPSC,forreasonstoberecordedinwriting,inthecaseof Districtof.Himachal candidatesotherwisewellqualified. Pradesh,Andamanand NicobarIslandsorEssential:(ForNon-Technical) 
Lakshdweep.) 

i).GoodAcademicrecordasdefinedbytheconcerned Universitywithatleast55%marks(oranequivalentgrade inapointscalewherevergradingsystemisfollowed)atthe Master sdegreelevelinarelevantsubjectfromanIndian Universityoranequivalentdegreefromanaccredited foreignUniversity. 


(ii).PassedtheNationalEligibilityTestconductedbythe UGC,CSIRorsimilartestaccreditedbytheUGClike SLET/SET. 


(ili)Notwithstandinganythingcontainedin(i)and(ii)above, thecandidates,whoare,orhavebeenawardedaPh.D. DegreeinaccordancewiththeUniversityGrants Commission(MinimumStandardsandProcedureforAward ofPh.D.Degree)Regulations,2009,shallbeexempted fromtherequirementoftheminimumeligibilityconditionof NET/SLET/SETforrecruitmentandappointmentof AssistantProfessororequivalentpositionsinUniversities/ Colleges/Institutions. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(iv)NET/SLET/SETshallalsonotberequiredforsuch mastersprogrammeindisciplinesforwhich NET/SLET/SETisnotconducted. 


Note1:-Ph.D.shallbefromarecognizedUniversity 


Note2:-Theexactrequirementofthesubject/disciplineof Science/Humanities,willbeindicatedatthetimeofeach recruitment. 


Note3:Qualificationsarerelaxableatthediscretionofthe UPSC,forreasonstoberecordedinwriting,inthecaseof candidatesotherwisewellqualified. 


[PART IV 


PART IV ) 


9 


10 


11 N.A. 


NA. 


12 Group-ADPC (forconfirmation): 1.ChiefSecretary,Govt.of NCTofDelhi-Chairman 


13 ConsultationwithUPSC necessary 


11Year|ByDirectRecruitment 

for Direct Recruits. 


2.PrincipalSecretary/ Secretaryconcernedinthe Department-Member 


3.HeadofDepartment concernedunlessHe/Sheis ex-OfficioSecretary,Govt. ofNCTofDelhi-Member 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 


ByOrderandintheNameofLt.Governor ofNationalCapitalTerritoryofDelhi, 

S.N.JHA,Director(ITE) 


PrintedbytheManager,GovernmentofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


